निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 आश्विन 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 947) पटना , वृहस्पतिवार , 12 अक्तूबर 2017 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 

9 अक्तूबर 2017 
सं० नि० प्रा० / नि . 1 - 06/2017- 984 — चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम , 1935 की धारा 14 ( क ) में किये गये 
संशोधन एवं सहकारिता विभाग , बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या - 1273 दिनांक 01. 03. 2012 के क्रम में उक्त अधिनियम 
के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति , जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने 
वाली है , का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण , निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन 

और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा तत्काल संलग्न अनुलग्नक - 1 में अंकित 171 व्यापार मंडल सहयोग 
समितियों का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है । 

और चूंकि प्रत्येक व्यापार मंडल सहयोग समिति में अध्यक्ष के पद एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के पदो के 
लिए निर्वाचन कराया जायेगा, तथा सदस्य के पदों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे । 

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम , 2008 की धारा - 4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम , 1935 ( यथा 
संशोधित , 2008 ) की धारा 14 क तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन 
प्राधिकार एतद्द्वारा अनुलग्नक - 2 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक - 1 में अंकित कुल 171 व्यापार मंडल सहयोग 
समितियों के उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में , मतदान हेतु दिनांक 
13. 11. 2017 ( सोमवार ) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत 
अधिनियम / नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें । ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेत 
प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या -820 दिनांक 04. 09. 2017 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट - ऑफ तिथि दिनांक 
31. 08. 2017 निर्धारित की गयी है, तद्नुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 25. 09 . 2017 को संबंधित निर्वाचन 
पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 12 अक्तूबर 2017 
निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न प्रपत्र - 1 में आवश्यक 
प्रविष्टियां अंकित कर सूचना दिनांक 16. 10. 2017 ( सोमवार ) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे । 

जिन व्यापार मंडलों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है , उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन 
पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र - 5 में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को सहकारी समितियों 
के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के हस्तपुस्तिका प्रपत्र -ई० 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स 
( 0612 -2231562, 2215089 ) अथवा ई - मेल ( bseapatna @ gmail .com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की 
व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे । 

आदेश से , 

फूल सिंह , 

मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 
अनुलग्नक - 1 
निर्वाचन देय व्यापार मंडल समितियों की सूची 


जिला का नाम | प्रखंड का नाम 


सहकारी समितियों का नाम 


क्र . 
1 


3 


गया 


नालन्दा 


नालन्दा 


नालन्दा 
जमुई 


मोहनपुर 
हरनौत 
परवलपुर 
नगरनौसा 
झाझा 
बरेहट 
सिकन्दरा 
लक्ष्मीपुर 
गिद्धौर 
सोनो 


जमुई 


जमुई 


जमुई 
जमुई 


जमुई 


खैरा 


जमुई 
जमुई 
जमुई 
जमुई 
दरभंगा 
दरभंगा 
दरभंगा 
दरभंगा 
दरभंगा 
दरभंगा 
दरभंगा 
दरभंगा 
दरभंगा 
दरभंगा 
दरभंगा 
दरभंगा 
दरभंगा 


जमुई 
चकाई 
अलीगंज 
तारडीह 
बिरौल 
मनीगाछी 
सिंहवाड़ा 
हनुमान नगर 

जाले 
केवटी 
बहेड़ी 


मोहनपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
हरनौत व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
परवलपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
नगरनौसा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
झाझा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
बरेहट व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
सिकन्दरा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
लक्ष्मीपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
गिद्धौर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
सोनो व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
खैरा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
जमुई व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
चकाई व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
अलीगंज व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
तारडीह व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
बिरौल व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
मनीगाछी व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
सिंहवाड़ा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
हनुमाननगर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 

जाले व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
__ केवटी व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 

बहेड़ी व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
हायाघाट व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
घनश्यामपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
किरतपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 

बेनीपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
गौडाबौराम व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


19 


20 


हायाघाट 


घनश्यामपुर 
किरतपुर 

बेनीपुर 
गौड़ाबौराम 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 12 अक्तूबर 2017 


सहकारी समितियों का नाम 


2 


जिला का नाम | प्रखंड का नाम 

3 
दरभंगा 

अलीनगर 
सुपौल सरायगढ़ भपटियाही 
सारण 

बनियापुर 
सारण 

मकर 
सारण 

जलालपुर 
सारण 

परसा 
सारण 

इसुआपुर 
सीतामढ़ी बैरगनियाँ 
सीतामढ़ी बेलसंड 
सीतामढ़ी बाजपट्टी 
सीतामढ़ी सोनबरसा 
सीतामढ़ी 

परसौनी 
पटना 

घोसवरी 
पटना 

मोकामा 
पटना 

अथमलगोला 
पश्चिम चम्पारण बेतिया 
पश्चिम चम्पारण मझौलिया 
पश्चिम चम्पारण योगापट्टी 
पश्चिम चम्पारण चनपटिया 
पश्चिम चम्पारण नौतन 
पश्चिम चम्पारण नरकटियागंज 
पश्चिम चम्पारण मैनाटांढ 
पश्चिम चम्पारण गौनाहा 
पश्चिम चम्पारण लौरिया 
पश्चिम चम्पारण रामनगर 
पश्चिम चम्पारण सिकटा 
पश्चिम चम्पारण बगहा - 2 
पश्चिम चम्पारण मधुबनी 
पश्चिम चम्पारण पिपरासी 
पश्चिम चम्पारण 
पश्चिम चम्पारण 

भितहां 
पश्चिम चम्पारण 

ठकराहां 
भागलपुर 
भोजपुर , आरा संदेश 
कटिहार 

प्राणपुर 
कटिहार 

कोढ़ा 
कटिहार 

फलका 


अलीनगर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० , सरायगढ़ 
बनियापुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 

मकर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
जलालपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 

परसा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
इसुआपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० , बैरगनियाँ 
व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० , बेलसंड 
व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० , बाजपट्टी 
व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . , सोनबरसा 
व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० , परसौनी 
घोसवरी व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
मोकामा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
अथमलगोला व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 

बेतिया व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
मझौलिया व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
योगापट्टी व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
चनपटिया व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० 

नौतन व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
नरकटियागंज व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 

मैनाटांढ व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
___ गौनाहा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० 

लौरिया व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० 
रामनगर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
सिकटा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
बगहा - 2 व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
मधुबनी व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
पिपरासी व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 

बैरिया व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
भितहां व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
ठकराहां व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
रंगड़ा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
संदेश व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
प्राणपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
कोढ़ा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
फलका व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


50 


53 


बैरिया 


59 


60 


रंगड़ा 


61 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 12 अक्तूबर 2017 
जिला का नाम | प्रखंड का नाम 

सहकारी समितियों का नाम 


69 


73 


कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
कटिहार 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बांका 
शेखपुरा 
औरंगाबाद 
औरंगाबाद 
औरंगाबाद 
औरंगाबाद 
औरंगाबाद 
औरंगाबाद 
औरंगाबाद 
औरंगाबाद 
औरंगाबाद 
औरंगाबाद 

औरंगाबाद 
पूर्वी चम्पारण 
पूर्वी चम्पारण 
पूर्वी चम्पारण 
पूर्वी चम्पारण 


आजमनगर आजमनगर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
मनिहारी 

मनिहारी व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
अमदाबाद 

अमदाबाद व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
बारसोई 

बारसोई व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
बलरामपुर बलरामपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
कदवा 

कदवा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
बरारी 

बरारी व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
समेली 

समेली व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
मनसाही 

मनसाही व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
कटिहार 

संयुक्त व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
बछवाड़ा 

बछवाड़ा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
भगवानपुर 

भगवानपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
बलिया 

बलिया व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
साहेबपुर कमाल - साहेबपुर कमाल व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
बेगूसराय 

बेगूसराय व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
छौड़ाही __ छौड़ाही व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
खोदावन्दपुर खोदावन्दपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
बरौनी 

बरौनी व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
मंसूरचक मंसूरचक व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
तेघड़ा 

तेघड़ा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
चेरिया बरियारपुर चेरिया बरियारपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
मटिहानी 

मटिहानी व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
बौंसी 

बौंसी व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
शेखोपुरसराय शेखोपुरसराय व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
बारूण 

बारूण व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
रफीगंज 

रफीगंज व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
औरंगाबाद 

औरंगाबाद व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० 
हसपुरा 

हसपुरा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
नवीनगर 

नवीनगर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
देव 

देव व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० 
दाउदनगर 

दाउदनगर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
ओबरा 

ओबरा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 

गोह व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
मदनपुर 

मदनपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
कुटुम्बा 

अम्बा व्यापार मडल सहयोग समिति लि . 
फेनहारा 

फेनहारा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
पकड़ीदयाल पकड़ीदयाल व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
कोटवा 

कोटवा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
सुगौली 

सुगौली व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


92 


93 


94 


97 


गोह 


99 


100 


101 
102 


103 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 12 अक्तूबर 2017 


जिला का नाम | प्रखंड का नाम 


2 


3 


सहकारी समितियों का नाम 

4 
मोतिहारी व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


104 


पूर्वी चम्पारण 


मोतिहारी 


105 


पूर्वी चम्पारण 


बंजरिया 


बंजरिया व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


106 


पूर्वी चम्पारण 


संग्रामपुर 


संग्रामपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


107 


पूर्वी चम्पारण 


ढाका 


ढाका व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


108 


पूर्वी चम्पारण 


घोड़ासहन 


घोड़ासहन व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


109 


पूर्वी चम्पारण 


रक्सौल 


रक्सौल व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


110 


पूर्वी चम्पारण 


आदापुर 


आदापुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० 
बनकटवा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


111 


पूर्वी चम्पारण 


बनकटवा 


बनकटव 


112 


पूर्वी चम्पारण 


अरेराज 


अरेराज व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


113 


मधुबनी 


बेनीपट्टी 


बेनीपट्टी व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


114 


मधुबनी 


पण्डौल 


पण्डौल व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


115 


मधुबनी 


झंझारपुर 


झंझारपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


116 


मधुबनी 


अंधराठाढ़ी 


वाचस्पति नगर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


117 


मधुबनी 


मधवापुर 


मधवापुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


118 


मधुबनी 


घोघरडीहा 


घोघरडीहा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


119 


मधुबनी 


हरलाखी 


उमगाँव व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


120 


मधुबनी 


मधेपुर 


मधेपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


121 


शिवहर 


तरियानी 


तरियानी व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


122 


शिवहर 


पिपराही 


पिपराही व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


123 


शिवहर 


शिवहर 


शिवहर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


124 


शिवहर 


डुमरी कटसरी 


डुमरी कटसरी व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


125 


मुंगेर 


असरगंज 


असरगंज व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


126 


मुंगेर 


सदर मुंगेर 


सदर मुंगेर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


127 


वैशाली 


राजापाकड़ 


राजापाकड़ व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० 


128 


वैशाली 


लालगंज 


लालगंज व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


129 


वैशाली 


वैशाली 


वैशाली व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


130 


वैशाली 


हाजीपुर 


हाजीपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


131 


वैशाली 


राघोपुर 


राघोपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


132 


वैशाली 


गोरौल 


गोरौल व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


6 


3 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 12 अक्तूबर 2017 
क्र० जिला का नाम | प्रखंड का नाम 

सहकारी समितियों का नाम 

A 
133 वैशाली 

बिदुपुर 

बिदुपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
134 वैशाली पटेढ़ी बेलसर पटेढ़ी बेलसर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० 
135 वैशाली सहदेई बुर्जुग सहदेई बुर्जुग व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० 
136 वैशाली 

पातेपुर 

पातेपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
137 वैशाली 

भगवानपुर 

भगवानपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
138 वैशाली 

देसरी 

देसरी व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
139 वैशाली 

जन्दाहा 

जन्दाहा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
140 वैशाली 

चेहराकला 

चेहराकलां व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
141 वैशाली महनार 

महनार व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
वैशाली महुआ 

महुआ व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
143 सिवान 

सिसवन 

सिसवन व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
144 सिवान 

पंचरूखी 

पंचरूखी व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


142 


145 


खगड़िया 


परबत्ता 


परबत्ता व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


146 


खगड़िया 


गोगरी 


गोगरी व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


147 


लखीसराय 


सूर्यगढ़ा 


सुर्यगढ़ा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


148 


लखीसराय 


चानन 


चानन व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


149 


लखीसराय 


हलसी 


हलसी व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


150 


लखीसराय 


लखीसराय 


लखीसराय व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


151 


लखीसराय 


बड़हिया 


बड़हिया व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


152 


समस्तीपुर 


खानपुर 


खानपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


153 


समस्तीपुर 


पुसा 


पुसा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


154 


मोरवा 


मोरवा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


समस्तीपुर 
समस्तीपुर 


155 


मोहिउद्दीननगर 


मोहिउद्दीननगर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


156 


समस्तीपुर 


उजीयारपुर 


उजीयारपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


157 


समस्तीपुर 


वारिसनगर 


वारिसनगर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


158 


समस्तीपुर 


समस्तीपुर 


समस्तीपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


159 


समस्तीपुर 


ताजपुर 


ताजपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


160 


समस्तीपुर 


सिंघिया 


सिंघिया व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


161 


समस्तीपुर 
समस्तीपुर 


शिवाजी नगर 

रोसरा 


शिवाजी नगर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० 

रोसरा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


162 


163 


समस्तीपुर 


पटोरी 


पटोरी व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 12 अक्तूबर 2017 


क्र . 


जिला का नाम 

2 
समस्तीपुर 


प्रखंड का नाम । 

3 
विभुतीपुर 


सहकारी समितियों का नाम 

4 
विभुतीपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


164 


165 


समस्तीपुर 


सरायरंजन 


सरायरंजन व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


166 


समस्तीपुर 


दलसिंहसराय 


दलसिंहसराय व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


167 


समस्तीपुर 


मोहनपुर 


मोहनपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
विद्यापतिनगर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


168 


समस्तीपुर 


विद्यापतिनगर 


169 


समस्तीपुर 


हसनपुर 


हसनपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० । 


170 


बिथान 


समस्तीपुर 
समस्तीपुर 


बिथान व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 
कल्याणपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि . 


171 


कल्याणपुर 


अनुलग्नक - 2 
अनुलग्नक - 1 में उल्लिखित व्यापार मंडल के 
प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम 


| निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र -1 में सूचना का प्रकाशन 
( ii ) | नामांकन की तिथि एवं समय 


( iii ) | संवीक्षा की तिथि एवं समय 


(iv ) | अभ्यर्थिता वापसी की तिथि एवं समय 


_ 16.10. 2017 ( सोमवार ) 

01.11. 2017 ( बुधवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 
02. 11. 2017 ( गुरूवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 
03.11. 2017 ( शुक्रवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 
13.11.2017 ( सोमवार ) 
7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 
13. 11. 2017 ( सोमवार ) 
( मतदान के तुरंत पश्चात् ) 


| मतदान , अगर आवश्यक हो 


( vi ) | मतगणना 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 12 अक्तूबर 2017 


व्यापार मंडल निर्वाचन 

प्रपत्र - 1 

सूचना का प्रपत्र 
( नये व्यापार मंडल के लिए ) 


पद 


जिला ................., प्रखंड......................... के व्यापार मंडल ............................., निबंधन संख्या...... 
पता ................ 

............ के अध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक...... 
को किया जाना है , 
मैं ............. 

.....निर्वाचन पदाधिकारी एतदद्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ : 
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) 

आम सूचना 
(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 14 है , जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है - 

निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 
प्रथम वर्ग से 
अध्यक्ष 

01 ( अनारक्षित ) 
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य 

10 
• अनु0जाति / अनु0ज0जाति कोटि | 02 पद ( आरक्षित ; पुरूष - 1 एवं महिला - 1 ) 
पिछड़ा वर्ग कोटि 

01 पद ( आरक्षित ) 
अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि 

02 पद ( आरक्षित ; पुरूष -1 एवं महिला - 1 ) 
• सामान्य कोटि 

05 पद ( अनारक्षित ; पुरूष -3 एवं महिला- 2 ) 
द्वितीय वर्ग से 
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य 

01 पद ( आरक्षित ) 
• अनु0जाति / अनु0ज0जाति कोटि 

02 पद ( अनारक्षित ; पुरूष - 1 एवं महिला- 1 ) 
। सामान्य कोटि 


(ii) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.. ............. अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर 

( स्थान का नाम ) 
सकने की स्थिति में... 

..... को ........... ........... पर दाखिल किया जा सकता है । 
___ ( उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) ( स्थान का नाम ) 
नामांकन पत्र दिनांक 

.... . . 11 बजे पूर्वाह् से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है । 
( नामांकन पत्र दाखिला की तिथि ) 
(iii ) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.......................... से दिनांक ............ 
तक ........... ....... बजे से..... .............बजे तक प्राप्त किया जा सकता है । 

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.............. .... को......................... पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ 
होगी एवं 3 बजे तक चलती रहेगी । 

( स्थान का नाम ) 
( v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक. ........ .... को अपराह्न ........... बजे के पूर्व तक ................पर 
दाखिल की जा सकती है । 

____ ( स्थान का नाम ) 
(vi ) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक................ को 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक होगा । 
( Vii) मतगणना दिनांक................ को ............... बजे से........... .............. पर की जायेगी । 

( स्थान का नाम ) 
स्थान 
तिथि - 

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 12 अक्तूबर 2017 


9 


व्यापार मंडल निर्वाचन 

प्रपत्र - 1 

सूचना का प्रपत्र 
( पुराने व्यापार मंडल के लिए ) 


... , पता .. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


जिला ............, प्रखंड.................. के व्यापार मंडल 

........, निबंधन संख्या.. 
.............. के अध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक....... 
........ को किया जाना है , 

...निर्वाचन पदाधिकारी एतदद्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ : 
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) 

आम सूचना 
( i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 है , जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है - 


पद 


निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 


अध्यक्ष - प्रथम एवं द्वितीय वर्ग दोनों से 


01 ( अनारक्षित ) 


प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य 


प्रथम वर्ग ( सहयोग समितियाँ ) से 


। अनु0जाति / अनु0ज0जाति कोटि 


01 पद ( आरक्षित ) 


अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि 


01 पद ( आरक्षित ) 


01 पद ( आरक्षित ) 


03 पद ( अनारक्षित ; पुरूष - 2 एवं महिला- 1 ) 


• पिछड़ा वर्ग कोटि 

• सामान्य कोटि 
द्वितीय वर्ग ( व्यक्तिगत किसान ) से 

। अनु0जाति / अनु0ज0जाति कोटि 


01 पद ( आरक्षित ) 


01 पद ( आरक्षित ) 


पिछड़ा वर्ग कोटि 
अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि 
सामान्य कोटि 


01 पद ( आरक्षित ) 


03 पद ( अनारक्षित; पुरूष -2 एवं महिला -1 ) 


(ii) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय................... अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर 

( स्थान का नाम ) 
सकने की स्थिति में ... 

...... को .......... 

........ पर दाखिल किया जा सकता है । 
( उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) ( स्थान का नाम ) 
नामांकन पत्र दिनांक ..... ................11 बजे पूर्वाह् से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है । 

( नामांकन पत्र दाखिला की तिथि ) 
( iii ) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक....................... से दिनांक.......... 

........ बजे से............. ............. बजे तक प्राप्त किया जा सकता है । 


तक ..... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


10 

बिहार गजट ( असाधारण ) , 12 अक्तूबर 2017 
( iv ) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक..................को... ... . ........पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ 
होगी एवं 3 बजे तक चलती रहेगी । 

( स्थान का नाम ) 
( v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.................. को अपराह्न ..............बजे के पूर्व तक 

......... पर 
दाखिल की जा सकती है । 

( स्थान का नाम ) 
( vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक................ को 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक होगा । 
( Vii ) मतगणना दिनांक. ........... को ..............बजे से......... ............................ पर की जायेगी । 

( स्थान का नाम ) 


स्थान 
तिथि - 


निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 947-571 +50 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


